शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015. ” 


ha 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 353 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 12 सितम्बर 2018 - भाद्रपद 21, शक 1940 


इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 10 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 4- 15 / 2018 / 56 / इ. सू. प्रौ . --- “ छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान 
तथा सूचना का संरक्षण ) अधिनियम, 2018(क्रमांक 13 सन् 2018 ) की धारा 1 की उप - धारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , 
एतद्वारा, 3 अगस्त , 2018 को उस तिथि के रूप में नियत करती हैजिससे उक्त अधिनियम की धारा 3, धारा 4, धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 के प्रावधान प्रवृत्त 
होंगे. 


No. F 4 -15 /2018/56 / E & IT . - In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of Section 1 of the 
Chhattisgarh Aadhaar ( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of 
Information ) Act, 2018 (No. 13 of 2018 ), the State Government, hereby, appoints the 3rd August, 2018 as the date on 
which the provision of Section 3, Section 4 , Section 7 , Section 8 and Section 9 of the said Act, shall come into force . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एलेक्स पाल मेनन , संयुक्त सचिव. 


705 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


